सत्यमेव जयते 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 भाद्र 1944 ( श 0 ) 
( सं ० पटना 700 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 सितम्बर 2022 


सं ० एम - 4-20 / 2014 / 7148- वि ० 
वित्त विभाग 


संकल्प 
28 जुलाई 2022 

विषय : - जिला कोषागार , अरवल में वज्रगृह की स्थापना के संबंध में । 

अविभाजित जहानाबाद जिला से नवसृजित अरवल जिला के वर्ष 2003 से अस्तित्व में आने के 
पश्चात अरवल कोषागार हेतु वज्रगृह की आवश्यकता के आलोक में भवन का निर्माण हुआ । जिला 
पदाधिकारी , अरवल के पत्रांक -610 दिनांक 18.09.2021 एवं पत्रांक -652 दिनांक- 01.11.2021 
द्वारा 
उक्त नवनिर्मित भवन में वज्रगृह की स्थापना के लिए सरकारी अनुमति प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त 
हुआ , जिसमें कार्यपालक अभियन्ता , भवन प्रमण्डल , अरवल से वज्रगृह को सुरक्षित एवं उपयोग किये 
जाने योग्य होने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने की सूचना भी दी गई । 

सम्यक विचारोपरान्त बिहार कोषागार संहिता , 2011 के नियम -377 ( क ) में निहित प्रावधान के 
आलोक में अरवल कोषागार में वज्रगृह के स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


2. प्रस्ताव में माननीय उप मुख्य ( वित्त ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से . 
ओम प्रकाश झा , 

अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित | 

बिहार गजट ( असाधारण ) 700-571 + 10- डी ० टी ० पी ० 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


